रजिस्ट्री स डी एल - 33004/99 


REGD NO D L -33004 /99 


सयपाजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Indian 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड3 - उप - खण्ड (11) 

AVERNMENT OF 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार, जून 2, 2001 / ज्येष्ठ 12 , 1923 
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2 , 2001/ JYAISTHA 12 , 1923 


सं . 367 ] 
No. 367] 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 
( केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ) 

__ शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 1 जून, 2001 
का . आ . 491( अ ) - पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 
( 1986 का 29 ) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं 145 ( अ ) 
दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की 
उपधारा 1 के खण्ड ( ख ) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( 1 ) में एक राजपत्र अधिसूचना 
स का आ 44 ( अ ), दिनांक 15 जनवरी, 2001 अधिसूचित की गई है 

और लिपिकीय भूल के कारण इस अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर में 
गलती रह गई है । 


(Central Pollution Control Board ) 

NOTIFICATION 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 1st June, 2001 
S . O . 491 ( E ).-- In exercise of the powers conferred 
by clause (b ) of Sub -section 1 of Section 12 and Soction 
13 read with clause 1 of the Notification No 145 ( E ), dated 
21st February, 1991, issued under Section 23 of the Envi 
ronment ( Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986 ),the Central 
Pollution Control Board, has notified a Gazette Notifica 
tion No SO 44 (E ), dated 15th January, 2001 , published 
in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section -3 , 
Sub -section (11) and due to typographical mistake an 
error hasbeen committed in theHindı version of the above 
numbered notification . 

Therefore, by this Corrigendum it is notified , that 
in above mentioned Notification at Si No 62 , Page No 2 
in Column 3 of the Hindi Version the name of ShriMA 
Patil , Deputy Director (Env ), is deleted and in his place 
the name of " Shri M . Madhusudanan Scientist C " 
18 hereby inserted 

There will be no other change in the Gazette 
Notification No SO 44 (E ), dated 15th January, 2001 
except as amended above 

[ Legal/ 42 (3 )/ 87 ] 
DK BISWAS, Chairman 


अत: इस शुद्धिपत्र के द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 
उपर्युक्त अधिसूचना के हिन्दी रूपान्तर के क्रम संख्या 62, पृष्ठ सं 2 , 
कालम 3 पर श्री एम ए पाटिल, उप -निदेशक ( पर्यावरण ) के नाम को 
हटाया जाता है और उनके स्थान पर इसके द्वारा श्री एम. मधुसूदनन , 
वैज्ञानिक " ग " का नाम निविष्ट किया जाता है । 

उपर्युक्त संशोधन के अलावा राजपत्र अधिसूचना सं. का आ 
44 ( अ ) , दिनांक 15 जनवरी, 2001 में कोई अन्य परिवर्तन नहीं होगा । 


[ विधि/ 42 ( 3 )/ 87 ] 


डी. के . विश्वास , अध्यक्ष 


1701 GI/2001 


